सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन , 1937 ( श०) 


संख्या 237 राँची, शुक्रवार 


11 मार्च, 2 0 16 ( ई०) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

10 मार्च, 2016 
संख्या। 1 नि . वि . 47 | 15 - 4 6 1..विभागीय अधिसूचना संख्या- 1 नि . वि .. 
47 / 15 -13 3 6 दिनांक 28 अक्टूबर, 2 0 15 द्वारा प्रवृत्त झारखण्ड मुद्रांक ( लिखत का 
न्यून मूल्यांकन निवारण) ( संशोधन ) नियमावली, 2 0 15 एवं इसके अन्तर्गत संथाल 
परगना प्रमण्डल के सभी जिलों में निर्धारित मूल्य को तत्कालिक प्रभाव से 
स्थगित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रताप चन्द्र किचिंगिया , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 2 3 7 – 50 । 


